रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सयाजयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


ENTRALS 


TRAL . . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


/ 


प्राधिकार से प्रकाशित 


%3D 


: 


सं . 140 ] 


RA 


नई दिल्ली , शक्रवार, मई 31, 2002 / ज्येष्ठ 10 , 1924 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 31 , 2002/ JYAISTHA 10 , 1924 


No. 140] 


वाणिज्य उद्योग मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 31 मई , 2002 

सं० 14 / 2002 - 07 
फा० सं . 01 / 94 / 180 / प्रक्रिया पुस्तक / ए. एम . 03 / पालिसी - 4. --निर्यात - आयात 
नीति, 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश 
व्यापार प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 


सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 45/ 2000 , दिनांक 22 .4. 2002 के तहत डी ई पी बी जारी 
करने के संबंध में विशेष अतिरिक्त शुल्क ( एस ए डी ) के नामें डालने के लिए डी ई पी बी 
योजना के अन्तर्गत 1. 4. 2000 से पूर्व किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में एस ए डी के मामले 
की जांच की गयी । 


चूंकि डी ई पी बी दरें केवल सीमाशुल्क के प्रभाव को ध्यान में रखकर निर्धारित की गयी हैं , 
डी ई पी बी योजना के अन्तर्गत 1. 4. 2000 से पूर्व किए गए निर्यातों पर विशेष अतिरिक्त 
कर से छूट प्रदान करने को सहमति दी गई है । तथापि , चूंकि डी ई पी बी योजना के 
अन्तर्गत 1. 4.2002 से पूर्व किए गए निर्यातों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क में छूट एग्जिम 
नीति 1997 - 2002 और प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) 1997 - 2002 के संबंधित प्रावधानों के 
साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 34 / 97 दिनांक 7.4. 97 के तहत उपलब्ध है , 
उपरोक्त नीति प्रक्रिया पुस्तक खण्ड- 1997 - 2002 के तहत डी ई पी बी जारी करने होंगे । 

(1 ) 


1772GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 11 


चूंकि डी ई पी बी साफ्टवेयर में एग्जिम नीति 2002- 2007 और प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1 ) 
2002- 2007 के अनुसार पहले ही परिवर्तन किए जा चुके हैं, निम्नलिखित निर्णय किए गए 


1 . उन निर्यातों के मामले में जहाँ “निर्यात अनुमति ” के आदेश की तारीख 1. 4. 2002 
से पहले की है, डी ई पी बी हकदारी , “निर्यात अनुमति ” के आदेश की तारीख पर उपलब्ध 
डी ई पी बी दर के आधार पर गिनी जाएगी । मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निशुल्क 
मूल्य सीमाशुल्क द्वारा “निर्यात अनुमति ” के आदेश की तारीख पर लागू राजस्व विभाग द्वारा 
अधिसूचित निर्यातों हेतु विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपयों में परिवर्तित की जाएगी । 
तथापि , ऐसे पोत लदानों के संबंध में डी ई पी बी जारी करते समय विशेष पृष्ठांकन किया 
जा सकता है कि डी ई पी बी प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1) 1997 - 2002 के पैरा 7.43 के 
साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 34/97 दिनांक 7. 4. 97 के अन्तर्गत जारी की 
जाएगी । 


2. निर्यातक को उन पोत लदानों के सन्दर्भ में अलग से डी ई पी बी आवेदन प्रस्तुत 
करने होंगे जहाँ “निर्यात अनुमति ” के आदेश की तारीख 1.4.2002 से पहले की है । 


3. उन पोत लदानों के सन्दर्भ में पहले से जारी डी ई पी बी जहाँ "निर्यात अनुमति . 
के आदेश की तारीख 1.4. 2002 से पहले की है, उन्हें इस पृष्ठांकन हेतु 30 .6. 2002 तक 
पुनः प्रस्तुत करना होगा कि " ये डी ई पी बी प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड- 1) 1997 - 2002 के 
पैरा 7.43 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 39 / 97 दिनांक 7. 4. 97 के तहत 
जारी किए गए हैं ” । डी ई पी बी लाइसेंस धारक ऐसे पृष्ठांकनों हेतु काउण्टर सहायता 
सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । लाइसेंसिंग प्राधिकारी इन पृष्ठाकनों हेतु आवेदनों पर 
विचार कर सकते हैं यदि “निर्यात अनुमति ” के आदेश की तारीख 1.4. 2002 से पहले की 
हो और वे इसे 3 कार्य दिवसों के भीतर वापिस लौटा देगा । 


4. ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक ने पहले ही पोतलदान कवर होने वाले डी ई पी बी 
· प्राप्त कर लिया है और जहाँ दिनांक 1.4. 2002 से पूर्व और 1. 4.2002 के बाद में “निर्यात 

अनुमति ” के आदेश की तारीख है, ऐसे आवेदक इन डी ई पी बी को रद्द करने के लिए 
वापस करसकते हैं और इसके बदले में दो अलग डी ई पी बी जारी किए जा सकते हैं । 
जिसमें से एक , प्रक्रिया पुस्तक, 1997 - 2002 के अनुसार 1. 4. 2002 से पूर्व निर्यात को 
कवर करेगा । वापस किए गए डी ई पी बी के बदले डी ई पी बी प्राप्त करने के लिए कोई 
अलग आवेदन टी आर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । लाइसेंसिंग कार्यवाही 
वापस किए गए डी ई पी बी को रद्द करने के पश्चात और इसके बारे में संबंधित सीमाशुल्क 
प्राधिकारी को सूचित करने के के पश्चात ही नया डी ई पी बी जारी करेगा । ऐसे आवेदक 
उपर्युक्त पैराग्राफ 3 के अनुसार काउंटर सहायता सुविधा का उपयोग कर सकता है । 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग - खण्ड1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


5. ऐसे डी ई पी बी, जिनका पहले ही पूर्व उपयोग कर लियागयाहै , के संबंध में 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । तथापि पोतलदान के 
संबंध में आंशिक रुप में उपयोग में लाए गए डी ई पी बी के बारे में जहाँ “निर्यात अनुमति " 
के आदेश की तारीख 1.4. 2002 से पूर्व है वहाँ यह पृष्ठांकित करना होगा कि ये डी ई पी 
बी , प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड -1), 1997 -2002 के पैराग्राफ 7. 43 के साथ पठित सीमाशुल्क 
अधिसूचना 34/ 97 , दिनांक 7. 4. 97 के तहत जारी किए गए हैं । 


6. आंशिक रुप से उपयोग में लाए गए डी ई पी बी जिनकी “निर्यात अनुमति " के 
आदेश की तारीख 1. 04. 2002 से पूर्व है के संबंध में निर्यात पर जितने डी ई पी बी मूल्य 
दावा किया गया है, को पृष्ठांकित किया जाएगा, जहाँ निर्यात अनुमति की आदेश की 
तारीख 1.4. 2002 से पहले हो वैसे यदि जहाँ “निर्यात अनुमति " के आदेश की तारीख 
1. 4. 2002 से पूर्व है तक उपयोग में न लाया गया हिस्सा निर्यात पर डी ई पी बी के दावे 
से कम है तो पृष्ठांकन उपयोग में न लाए गए कुल हिस्से के लिए किया जाएगा । 


7. प्रक्रिया पुस्तक 2002- 2007 के पैराग्राफ 4. 47 में उल्लिखित प्रावधान के बावजूद 
ऐसे पोतलदानों जहाँ निर्यात अनुमति के आदेश की तारीख 1.4.2002 से पूर्व है, के संबंध 
में प्राप्त न की गई निर्यात आय के लिए डी ई पी बी लाइसेंस वास्तविक उपयोगकर्ता हेतु 
आवेदन प्रस्तुत करने वाले सभी निर्यातकों को 30. 6. 2002 तक ऐसा करना होगा । ऐसे 
पोतलदानों जहाँ निर्यात अनुमति के आदेश की तारीख 1. 4. 2002 से पूर्व है के संबंध में 
निर्यात आय प्राप्त हो जाने के पश्चात डी ई पी बी लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए आवेदन 
प्रस्तुत करने वाले निर्यातकों को 30 सितम्बर, 2002 तक यह कार्य करना होगा । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन० एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 31st May , 2002 

No. 14/ 2002 - 07 
F . No . 01/ 94 / 180/ Handbook /AM 03/PC - IV . — In exercise of powers conferred under 
paragraph 2. 4 of the Export and ImportPolicy , 2002 -- 07, the Director General of Foreign Trade 
hereby makes the following amendment in the Handbook ofProcedures ( Vol. 1) : - - 
For debiting of Special Additional Duty (SAD) in respect of DEPBs Issued under Customs 
notification 45 / 2002 dated . 22 .4 . 2002, the issue of SAD in respect of exports made prior to 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec. 1) 


UBA 


1 . 4 . 2002 under the DEPB scheme has been examined . Since the DEPB rates were worked out 
taking into account only the indidence of basic customs duty , It has been agreed to allow 
exemption from SAD in respect of exports made under the DEPB scheme prior to 1 . 4 . 2002 . 


However, since exemption from SAD in respect of exports made under the DEPB scheme prior 
to 1 .4 . 2002 is available under Customs notification 34 / 97 dated 7 . 4 . 97 read with relevant 
provisions of the Exim Policy , 1997 - 2002 and Handbook of Procedure (Vol. 1 ) , 1997 - 2002 , 
DEPBs would be required to be issued under the above referred Policy and Handbook of 
Procedure (Vol. 1 ) 1997 - 2002 . As the DEPB software has already been modified in line with 
the changes in the Exim Policy , 2002- 2007 and Handbook of Procedure (Vol. 1 ), 2002 -07, 
the following decisions have been taken : 


1 . In respect of exports where the date of order of " Let Export" is prior to 1 . 4 . 2002, DEPB 

entidement may be calculated on the basis of the DEPB rate available on the date of order 
of " Let Export" . The FOB value in free foreign exchange shall be converted into Indian 
rupees as per the exchange rate for exports notified by Department of Revenue applicable 
on the date of order of Let Export" by the Customs. However, while issuing the DEPB in 
respect of such shipments, a specific endorsement may be made that the DEPB is issued 
under Customsnotification 34 / 97 dated 7 . 4 .97 read with paragraph 7 . 43 of Handbook of 
Procedure ( Vol. 1 ), 1997 - 2002 . 


2 . Exporters are requested to file separate DEPB applications in respect of shipments where the 

date of order of " Let Export" Is prior to 1 . 4 . 2002 . 


3 . The DEPBs already issued in respect of shipments where the date of order of " Let Export" 

is prior to 1 . 4 .2002 may be re- submitted for endorsement that “ These DEPBs have been 
issued under Customs notification 34 /97 dated 7 . 4 ,97 read with paragraph 7 .43 of 
Handbook of Procedure (Vol.1), 1997 -2002." by 30th June, 2002. The DEPB licence 
holders may avail the counter assistance facility to apply for such endorsements. The 
licensing authority may consider requests for such endorsements if the date of order of " Let 
export" is prior to 1 .4 .2002 and return it within 3 working days. 


4 . In respect of the cases, where the applicant has already obtained DEPB covering shipments , 

where the date of order of " Let Export" is both prior to 1 . 4 . 2002 and subsequent to 
1 .4 .2002, such applicants may surrender such DEPB (s) for cancellation and in lieu thereof, 
two separate DEPB may be issued , one covering the exports where the date of order of 
" Let Export" is prior to 1 . 4 . 2002 in terms of Handbook of Procedure, 1997-2002 and 
the other covering exports made from 1 . 4 . 2002 in terms of Handbook of Procedure, 
2002-07 , No separate application or TR would be required to be submitted for obtaining 
fresh DEPBs in lieu of surrendered DEPB (s ). Licensing authorities will issue fresh DEPB only 
after cancelſng the surrendered DEPB and inform the same to the concerned Customs 
authority . Such applicants may use the counter assistance facility as per paragraph 3 above . 


5 . in respect of the DEPBs , which have already been fully utilised , no action on the part of 

licensing authority is required . However, in respect of a party utilised DEPB in respect of 
shipments where the date of order of “ Let Export " is prior to 1 .4 .2002, the samemay be 
endorsed that these DEPBs have been issued under Customs notification 34 / 97 dated 
7 . 4 .97 read with paragraph 7 . 43 of Handbook of Procedure (Vol. 1 ) , 1997 -2002 . 


( YFI- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


in 


7 TUTTE 


OTTO 


- 


- 


- 


- 


6 . In respect of partially utilised DEPB where the date of order of “ Let Export " is both prior to 

and after 01 .04 . 2002, the endorsement would be made only to the extent of value of 
DEPB claimed on exports where date of order of "Let Exports" is prior to 01.04. 2002. 
However, if the unutilised portion is less than the DEPB claimed on exports where date of 
order of " Let Exports " is prior to 1 .4 .02, then endorsement would occur on the total 
unutilised portion . 


7 . Notwithstanding the provision given in paragraph 4 .47 of the Handbook of Procedure, 

2002-07 , all exporters fillng application for actual user DEPB licence pending realisation of 
export proceeds in respect of shipments where the date of order of " Let Export" is prior to 
1. 4 .2002, shall be required to do so latest by 30th June , 2002 . Exporters fillng application 
for transferable DEPB licence subsequent to realisation of export proceeds in respect of 
shipments where the date of order of " Let Export" is prior to 1 . 4 . 2002, shall be required 
to do so latest by 304 September, 2002 . 


This issues in public interest . 


N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 


172241/ 02 - 


Printod by the Manager, Govt. of India Prox , Ring Road , Mayapuri , Now Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 . 


